निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 363 ) 


25 ज्येष्ठ 1932 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 15 जून 2010 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

27 अप्रील 2010 
सं0 बी० / परि० - 05 - 1001 / 2010 - 451 — विधि विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना सं० 
1841 / जे० - 18141, दिनांक 15 अप्रील 2010 के द्वारा श्री प्रशान्त कुमार शाही, महाधिवक्ता, बिहार को मंत्री स्तर की 
सुविधा प्रदत की गयी है । 

श्री प्रशान्त कुमार शाही, महाधिवक्ता, बिहार को मंत्री स्तर की सुविधा प्राप्त होने के कारण बिहार राज्य 
अनुपूर्वी सूची 1988 के क्र०सं० -7 के अंश ख में महाधिवक्ता के नाम की प्रविष्टि की जाती है जो श्री प्रशान्त 
कुमार शाही के कार्यकाल तक प्रभावी रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अफज़ल अमानुल्लाह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 363- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


